ould 


: : 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


23 फाल्गुन , 1939 ( श० ) 
14 मार्च, 2018 ( ई० ) 


संख्या- 238 राँची , बुधवार , 


गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग । 


अधिसूचना 
27 जनवरी, 2018 ई० । 


संख्या- 06 / अभि०- 10/02/ 2016- 1001 - महालेखाकार ( लेखा एवं हक0 ) झारखण्ड , राची का कार्यालय 
के ज्ञापांक - G. E.-5- APP - VII-I-1509 , दिनांक 16 जनवरी , 2018 द्वारा श्री अजय कुमार रजक , अपर लोक 
अभियोजक , भ्रष्टाचार व्यूरो, झारखण्ड, राची के पक्ष में निर्गत उपार्जित अवकाश लेखा विवरण के आधार पर 
इनके द्वारा ब्रेन ट्यूमर के ईलाज हेतु दिनांक 26 अप्रैल, 2016 से 26 जून, 2016 तक कुल 62 दिनों का 
उपभोगित उपार्जित अवकाश की घटनोतर स्वीकृति झारखण्ड सेवा संहिता के नियम -227 , 230 एवं 248 के 
आलोक में दी जाती है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


सतीश कुमार, 
सरकार के उप सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 238 -- 50 


